इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्यप्रदेश HT 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 203 ] भोपाल, रविवार, दिनांक 21 जुलाई 2024--आषाढ़ 30, शक 1946 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, ACTH भवन, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2024 


क्र. Wh-GAD-4-0002-2023-GAD-1-Wah(GAD)-1277. Ae शासन कार्य (आवंटन नियम) के नियम 4 के अनुसरण में, 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) / राज्यमंत्री के प्रभार में उनके नाम के 
सामने दिये गये विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं:-- 


स.क्र. मुख्यमंत्री / उप मुख्यमंत्री / सौंपे गए विभाग और / या विभाग की कार्य-सूची के विषय 
मंत्री / राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) / 
राज्यमंत्री का नाम । 
(1) (2) (3) 
1. डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्यौगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, 


नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबन्धन, प्रवासी 
भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को न सौंपे गये हों. 


2, श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 
3. श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री * लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा 
4... श्री कुंवर विजय शाह, मंत्री जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत 
एवं पुनर्वास. 
5, श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य 
a श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम 
7. श्री राकेश सिंह, मंत्री लोक निर्माण 
8. श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री राजस्व 
9. श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री परिवहन, स्कूल शिक्षा 


405 


406 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2024 


(2) 


(3) 


23. 


24. 
25; 
26. 


27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


32. 


श्रीमती सम्पतिया उडके, मंत्री 
श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री 
श्री रामनिवास रावत, मंत्री 
श्री एदल सिंह कंषाना, मंत्री 
सुश्री निर्मला भूरिया, मंत्री 
श्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री 
श्री विश्वास सारंग, मंत्री 

श्री नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री 
श्री नागर सिंह चौहान, मंत्री 
श्री yep fie तोमर, मंत्री 
श्री राकेश शुक्ला, मंत्री 

श्री dra काश्यप, मंत्री 

श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री 


श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 


श्री धर्मेद्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 
श्री दिलीप जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 


श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 


श्री लखन पटेल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 
श्री नारायण सिंह पंवार, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 


श्री ats शिवाजी पटेल, राज्यमंत्री 
श्रीमती प्रतिमा बागरी, राज्यमंत्री 
श्री अहिरवार दिलीप, राज्यमंत्री 
श्रीमती राधा सिंह, राज्यमंत्री 


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 

जल संसाधन 

वन, पर्यावरण 

किसान कल्याण एवं कृषि विकास 

महिला एवं बाल विकास 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 
खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता 
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण 
अनुसूचित जाति कल्याण 

ऊर्जा 

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा 

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 


उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल 
तकनीकी शिक्षा). 


पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, faq घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु 
कल्याण. 

संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व 

कुटीर एवं ग्रामोद्योग 

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं 
रोजगार). 


पशुपालन एवं डेयरी 

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास 
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा 
नगरीय विकास एवं आवास 

वन, पर्यावरण 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अजय कटेसरिया, उपसचिव. 


भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2024 


क्र. एफ-081)-4-0002-2023-0.01)-1-एक( GAD)-1278.— 4nd के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस 


विभाग की अधिसूचना क्रमांक 081)-4-0002-2023-0%1)-1-एक( 6»1))-1277, दिनांक 21 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल 


के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अजय कटेसरिया, उपसचिव. 


मध्यप्रदेश. राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2024 406 (1) 


Bhopal, the 217 July 2024 


No. F GAD-4-0002-2023-GAD- 1-I(GAD)-1277.— In pursuance of Rule 4 of the Madhya Pradesh Government 
Business (Allocation) Rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign the charge to the following 
Chief Minister/ Deputy Chief Ministers / Ministers / Ministers of State (Independent Charge) / Ministers of State, 
the Department(s) and / or the item(s) of business in the department(s) shown against their names:- 


S. No. Name of the Chief Minister / Department(s) and / or item(s) of 
Deputy Chief Ministers / business in the department assigned 
Ministers / Ministers of State 
(Independent Charge) / 
Ministers of State 


(1) (2) | (3) 
Li Dr. Mohan Yadav, General Administration, Home, Jail, Industrial Policy and 
Chief Minister Investment Promotion, Public Relations, Narmada 


Valley Development, Aviation, Mineral Resources, 
Public Service Management, Overseas Indian and the 
department not allotted to any other Minister. 


DH Shri Jagdish Devda, Finance, Commercial Taxes, Planning, 
Deputy Chief Minister Economics and Statistics. 
3. Shri Rajendra Shukla, Public Health and Medical Education 
Deputy Chief Minister 
4. Shri Kunwar Vijay Shah, Tribal Affairs, Public Assets Management, Bhopal Gas 
Minister Tragedy Relief and Rehabilitation. 
5. ° Shri Kailash Vijayvargiya, Urban Development and Housing, Parliamentary Affairs 
Minister 
6. Shri Prahlad Singh Patel, Panchayat and Rural Development, Labour 
Minister 
7. Shri Rakesh Singh, Public Works 
Minister 
8. Shri Karan Singh Verma, Revenue 
Minister 
9; Shri Uday Pratap Singh, Transport; School Education 
Minister 
10. Smt. Sampatiya Uikey, Public Health Engineering 
Minister 
11. Shri Tulsiram Silawat, Water Resources 
Minister 
12. Shri Ram Niwas Rawat, Forest, Environment 
Minister 
13. Shri Aidal Singh Kansana, Farmer Welfare and Agriculture Development 
Minister 
14. Sushri Nirmala Bhuriya, Women and Child Development 


Minister 


406 (2) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2024 


(1) 


(2) 


(3) 


15. 


16. 


20. 


DAY, 


2120 


30. 


Bl 


Shri Govind Singh Rajput, 
Minister 

Shri Vishwas Sarang, 
Minister 

Shri Narayan Singh Kushwah, 
Minister 

Shri Nagar Singh Chouhan , 
Minister 

Shri Pradhuman Singh Tomar, 
Minister 

Shri Rakesh Shukla, 
Minister 

Shri Chetanya Kasyap, 
Minister 

Shri Inder Singh Parmar, 
Minister 

Smt. Krishna Gaur, 

Minister of State (Independent Charge) 


Shri Dharmendra Bhav Singh Lodhi, 
Minister of State (Independent Charge) 
Shri Dilip Jaiswal, 

Minister of State (Independent Charge) 


Shri Goutam Tetwal, 
Minister of State (Independent Charge) 


Shri Lakhan Patel, 
Minister of State (Independent Charge) 


Shri Narayan Singh Panwar,, 
Minister of State (Independent Charge) 


Shri Narendra Shivaji Patel, 
Minister of State 


Smt. Pratima Bagri, 
Minister of State 


Shri Ahirwar Dilip, 
Minister of State 


Smt. Radha Singh, 
Minister of State 


Food, Civil Supplies and Consumer Protection 
Sports and Youth Welfare, Co-operation 


Social Justice and Empowerment of Persons with 
Disabilities, Horticulture and Food Processing 


Scheduled Caste Welfare 

Energy 

New and Renewable Energy 

Micro, Small and Medium Enterprises 

Higher Education, Ayush, Technical Education, me 


Development and Employment (Technical Education only) 
Backward Classes and Minorities Welfare, De-notified, 
Nomadic and Semi-Nomadic Welfare 

Culture, Tourism, Religious Trusts and Endowments 
Cottage and Rural Industries 

Technical Education, Skill Development and Employment 
( Skill Development and Employment only) 

Animal Husbandry and Dairying 

Fisherman Welfare and Fisheries Development 

Public Health and Medical Education 

Urban Development and Housing 


Forest, Environment 


Panchayat and Rural Development 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, 


AJAY KATESARIA, Dy. Secy. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


